निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 616 ) 


20 अग्रहायण 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 11 दिसम्बर 2009 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 


9 नवम्बर 2009 


सं0 वि .प. वि .- 48/ 2009 - 2909 (3) वि . प. — आए दिन समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से प्रकाशित होने वाले समाचारों में 


वृद्धजनों की दुर्दशा, उपेक्षा एवं उनकी असहायता को दृष्टिगत कर माननीय सभापति बिहार विधान परिषद् ने ऐसे वृद्धजनो की सुरक्षा , संरक्षण 


एवं समूचित सहायता प्रदान कर उनकी स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के 


नियम-65 के तहत “ वृद्ध जन संरक्षण एवं सुरक्षा समिति गठित करने की कृपा की है । समिति की दिनांक 19 अक्तूबर 2009 को हुयी 


प्रथम बैठक में विचारणीय विषय बिन्दु पर अपनी सहमति प्रदान की गयी , जिसकी सम्पुष्टि माननीय सभापति महोदय द्वारा हो चुकी है , जो 


निम्नवत है : 


1. बिहार सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण हेतु क्या - क्या सुविधाएं दी जाती हैं , उनकी अद्यतन स्थिति क्या है , उसकी जानकारी 


विभिन्न संबंधित विभागों से प्राप्त करना । 


2. भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण हेतु क्या - क्या सुविधाएं दी जाती हैं , उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, उसकी जानकारी 


विभिन्न संबंधित विभागों से प्राप्त करना । 


3. वृद्धजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में व्याप्त बाधाओं की जानकारी प्राप्त 


करना और उन बाधाओं के उन्मूलन हेतु सुझाव देना । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 दिसम्बर 2009 


4. वृद्धजनों से प्राप्त आवेदनों/ अभ्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचार कर उनमें वर्णित कठिनाइयों को दूर कर निष्पादन हेतु संबंधित 


विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निदेश देना । 


5. राज्य के विभिन्न कारागारों में बंद वृद्ध बंदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार एवं परिहार्य पर्षद से विचार -विमर्श कर उपाय 


करना । 


6 . उपेक्षित एवं लाचार वृद्धजनों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा आवास के लिए सरकार को निदेश देना । 


7 . समय - समय पर सदन या माननीय सभापति महोदय द्वारा दिये गए निदेशों के पालन की दिशा में कार्रवाई करना । 


8 . अन्य आवश्यक कार्य, जो विचार -विमर्श के क्रम में समिति आवश्यक समझे । 


माननीय सभापति महोदय के आदेश से । 


मुंगेश्वर साहु . 


सचिव 


बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 616- 571 + 250 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


